रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


. 


.. 


REGD . NO . D . L -33004/ 99 


सत्यमेव जयते . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - - खण्ड 4 
PART II - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 131 ]. 
No. 131 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 28 , 2007 / आषाढ़ 7 , 1929 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28 , 2007 /ASADHA 7 , 1929 


भारतीय निर्यात - आयात बैंक 
( प्रधान कार्यालय ) 

अधिसूचना 

मुम्बई, 15 जून , 2007 
सं . एक्ज़िम /पेंशन / 2006 . - भारतीय निर्यात - आयात बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए भारतीय 
निर्यात - आयात बैंक अधिनियम, 1981 के ( 1981 का संख्यांक 28 ) की धारा 27 की उप - धारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 39 की उप - धारा ( 2 ) 
के खंड ( ङ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीयनिर्यात - आयात बैंक का निदेशक मंडल केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा 
निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) ये विनियम भारतीय निर्यात - आयात बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन ( संशोधन ) विनियमावली , 2007 कहलायेंगे । 
( 2 ) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय वे शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू 

होंगे । 
भारतीय निर्यात - आयात बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन विनियमावली, 2000 में विनियम 17 के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात् : 
" 17. छुट्टी पर व्यतीत अवधि को गिना जाना :-- 
बैंक की सेवा के दौरान की ऐसी सारी छुट्टी अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है : 
परंतु यह शर्त है कि वेतन की हानि वाली असाधारण छुट्टी की ऐसी स्थिति को छोड़कर , अर्हक सेवा के लिए नहीं गिनी 
जाएगी जब छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी ने यह निदेश दिया हो कि संपूर्ण सेवा के दौरान बारह महीनों से अनधिक 
होने वाली छुट्टी बीमारी , उच्चतर अध्ययन और ऐसे अन्य आधारों पर मंजूर की गई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 
किया गया हो , पेंशन सहित सभी प्रयोजनों के लिए सेवा रूप में गिनी जा सकती हो । " 

एफ . संख्या 11/3/2003 - आई आर ( खंड II) ] 

एस. आर. राव , कार्यपालक निदेशक 
टिप्पणी : भारतीय निर्यात - आयात बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन विनियमावली , 2000 को 20 सितम्बर , 2000 के भारत के राजपत्र के भाग III में 

__ अधिसूचना संख्या एक्ज़िम/पेंशन/ 2000 के जरिए प्रकाशित किया गया था और बाद में भारत के राजपत्र , भाग III, खंड 4 में प्रकाशित 

निम्नलिखित अधिसूचनाओं के जरिए संशोधित किया गया था : 
अधिसूचना संख्या 

प्रकाशन की तारीख 
( 1 ) संख्या एक्जिम/पेंशन/ 2002 

17 मई , 2002 
( 2 ) संख्या एक्जिम/पेंशन/ 2003 

8 नवम्बर - 14 नवम्बर , 2003 .. 
( 3 ) संख्या एक्ज़िम/पेंशन /2006 एफ. सं. 11/3/2003 - आई आर ( खंड II ) 7 अप्रैल, 2006 
2935 GI/ 2007 


( 1) 


2 


::-- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART III SEC. 41 


-......... 


... 


. 


. 


EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 

(Head Office) 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 15th June, 2007 
. No. EXIM /Pension /2006 . - In exercise of the powers conferred by clause (e ) of sub -section (2 ) of Section 39 read 
with sub -section ( 3 ) of Section 27 of the Export- Import Bank of India Act, 1981 ( 28 of 1981), the Board of Directors of the 
Export -Import Bank of India , with the previous sanction of the Central Government, herebymakes the following regulations 
further to amend the Export-Import Bank of India (Employee s) Pension Regulations, 2000 , namely : 

(1) These regulations may be called the Export-Import Bank of India (Employee s) Pension (Amendment) 

Regulations, 2007 . 
(2 ) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
In the Export -Import Bank of India (Employee s) Pension Regulations , 2000 , for regulation 17, the following 
regulation shall be substituted , namely : 
" 17. Counting ofperiods spent on leave .-- 
All leave during service in the Bank for which leave salary is payable shall count as qualifying 
service : 
Provided that extraordinary leave on loss of pay shall not count as qualifying service except when the 
sanctioning authority has directed that such leave not exceeding twelve months granted on grounds 
such as sickness , higher studies and such other grounds as may be approved by the Board, during the 
entire service may count as service for all purposes including pension .” 

[F . No . 11 /3 /2003-IR (Vol. II )] 

S . R . RAO , Executive Director 
Note : The Export - Import Bank of India (Employee s) Pension Regulations, 2000 were published vide Notification number 

EXIM /PENSION /2000 in the Gazette of India in Part III dated September 20 , 2000 and subsequently amended vide 
the following notification published in the Gazette of India , Part III , Section 4 : 
Notification No . 

Date of Publication 
(1) No . EXIM /Pension /2002 

May 17 , 2002 
· (2 ) No . EXIM /Pension / 2003 

November 8 - -November 14 , 2003 
(3 ) No. EXIM /Pension /2006 

7th April, 2006 
F.No. 11/3 /2003- IR (Vol. II). 


- . 


- 


. - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , King Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


